......... . .. . .. ... ... . .. 


रजिस्ट्री सं० डी० -33004/ 99 


na 


REGD . NO . D . L.- 33004 / 99 


HI 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मगलवार , मार्च 13 , 2012 / फाल्गुन 23 , 1933 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 13 , 2012/PHALGUNA 23, 1933 


सं . 366 
No. 3661 


शहरी विकास मंत्रालय 
( दिल्ली प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012 
का. आ . 410( अ). - दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम , 
1973 ( 1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , और इस मंत्रालय की दिनांक 3 जून , 201 ] [ का . आ . 
2316( अ ) ] की अधिसूचना में आंशिक सुधार करते हुए केन्द्र सरकार 
एतद्द्वारा संयुक्त सचिव ( डी एल ) , के स्थान पर श्री डी . दीप्ति 
विलास , अपर सचिव को दिल्ली नगर कला अयोग ( डीयूएसी ) में 
सदस्य ( अंश कालिक ) , के रूप में तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की 
अवधि या उस तारीख तक , जिस तारीख तक वह आयोग का कार्य 
देखेंगे, जो भी पहले हो , नियुक्त करते हैं । 

[ फा. सं. ए -11013/ 2/ 2011 - डीडीए] 
एन. टी. जोसेफ , अवर सचिव ( डीडीए) 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(DelhiDivision ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th March , 2012 
S. O . 410 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission 
Act, 1973 ( 1 of 1974 ), and in partial modification of this 

Ministry s Notification dated 3rd June, 2011 [ S . O . 1316( E )] 
the CentralGovernmenthereby appoints Shri D . Diptivilasa , 
Additional Secretary in theMinistry of Urban Development, 
as Member (Part Time) in the Delhi Urban Art Commission 
(DUAC ), vice Joint Secretary (DL ), with immediate effect, 
for a period of three years or the date up to which he shall 
be looking after the affairs of the Commission , whichever 
isearlier. 

[ E No. A -11013/ 2/2011 - DDIA] 
N. T. JOSEPH, Under Secy. ( DDIA ) 


795 GI/ 2012 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


